रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L .- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , मंगलवार , मई 23 , 2018 / ज्येष्ठ 2 , 1940 
DELHI , TUESDAY, MAY 23, 2018/ JYAISTHA 2, 1940 


सं. 113 ] 
No. 113 ] 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं . 528 

[ N. C . T. D . No . 528 


भाग - IV 
PART — IV 


गृह ( पुलिस - II ) विभाग 
(कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात दिल्ली ) 

अधिसूचना 
दिल्ली, 22 मई, 2018 


सं . फा . 20 / 4 / 2003 / गृ . पु . - II - 3788. - जबकि , न्यू पटपड़गंज रोड पर शकरपुर स्कूल ब्लॉक बस 
स्टैंड पर तिपहिया ऑटो रिक्शा ( टीएसआर) अनियमित रूप से खड़े होने के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा 
उत्पन्न हो रही है और इससे वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है ; 

और जबकि , न्यू पटपड़गंज रोड पर शकरपुर स्कूल ब्लॉक बस स्टैंड के नजदीक यातायात के सुरक्षित एवं 

ह को सुनिििचत करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए तिपहिया ऑटो 
रिक्शा ( टीएसआर) खड़े होने को नियमित करने के लिये यह करना आवश्यक है ; 

अतः मैं , राजीव रंजन सिंह , उपायुक्त पुलिस , यातायात (मुख्यालय ) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर 
वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 3 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त हैं , का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा 
यह आदेश करता हूँ कि न्यू पटपड़गंज रोड पर, लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाले कैरिज - वे पर, शकरपुर स्कूल ब्लॉक 
बस स्टैंड ए एस / 3 के पास वाली जगह को एक समय में अधिकतम 5 तिपहिया ऑटो रिक्शा ( टीएसआर ) के लिये 
टीएसआर हॉल्ट एवं गो स्टैड के रूप में प्रयोग कर सकते है । अधिसूचना जारी करने वाली प्राधिकारी शक्ति 
( अथॉरिटि ) के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि सार्वजनिक हित में इस अधिसूचना को किसी भी समय निरस्त किया 
जा सकता है । इस जगह पर कोई स्थायी या अस्थायी खोखा / ढाचा नहीं बनेगा और न ही कोई पानी, बिजली और 
टेलिफोन क्नैक्शन की अनुमति होगी । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला 
पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली / नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी । 


2830 DG/ 2018 


( 1) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


___ सबंधित अधिकरण एंवम सड़क रख - रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एंवम सुविधा हेतु आवश्यक 
संकेत पट्ट " 5 टीएसआर के ठहरने एवंम चलने का स्थान ” के संकेत को इंगित करते हुए लगाऐगें । 
# SRT 584 A HET Patet garch 22 / 05 / 2018 Pony TIL 

राजीव रंजन सिंह, उपायुक्त पुलिस 


HOME (POLICE - II ) DEPARTMENT 
(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE : TRAFFIC (HQ ) DELHI) 

NOTIFICATION 

Delhi, the 22nd May, 2018 
F . No. 20 /4 /2003/HP - II – 3788 . — Whereas, the unregulated halting and parking of TSRs on New Patparganj 
Road near Shakarpur School Block Bus Stand is causing obstruction in the smooth flow of traffic and inconvenience to 
the motorists and other road users . 

And whereas, it is necessary to regulate the halting & parking of TSR on New PatparganjRoad near Shakarpur 
School Block Bus Stand to ensure safe & smooth flow of traffic and for convenience of motorists and other road users . 

Now , therefore , I, Rajiv Ranjan Singh , Deputy Commissioner of Police , Traffic (Hdqrs.) Delhi in exercise of the 
powers conferred upon me under Section 3 of the “ Delhi Control of Vehicular and other traffic on Roads and Streets 
Regulation , 1980 ” do hereby order that the place near Shakarpur School Block Bus Stand A S /3 on New Patparganj Road 
on the carriageway going towards LaxmiNagar, Delhi shall be used as a TSR ‘Halt & Go Stand for halting and parking 
of maximum 5 TSRs at a time with the condition that the notifying authority reserves the right to cancel the notification 
subsequently in the public interest . No Pucca /Semi Pucca structure, water, electricity and telephone connection shall be 
allowed at the site . 


This order shall come into force with immediate effect. 

This order will be published for the information of the general public through press, affixing a copy on the 
notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi. 

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding signboards 
indicating the “ Halt and Go Place for 5 TSR ” in the area for the information and convenience of all concerned . 

Given under my hand and seal of this office on 22 /05 /2018 . 


RAJIV RANJAN SINGH , Dy. Commissioner of Police 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2018 .05. 28 20 :08 :23 
+ 05 :30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


